निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 225 ) पटना , वृहस्पतिवार , 23 मार्च 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

6 जनवरी 2017 
सं0 05 / सह. फ . बी .- 99 / 2016 - 23 - सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या - 4424, दिनांक 
21.12. 2016 द्वारा रबी 2016 - 17 मौसम में राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है , 
जिसमें सभी फसलों यथा - गेहूँ , मकई, चना, राई - सरसों आलू एवं ईख के लिए ऋणी एवं गैर - ऋणी दोनों किसानों हेतु 
बीमा कराने की अवधि दिनांक 31.12.2016 निर्धारित है । 

इस संदर्भ में भारत सरकार के पत्रांक - 13017 / 01 / 2016 - ऋण- II, दिनांक 30. 12. 2016 द्वारा प्रधानमंत्री 
फसल बीमा योजना के तहत् रबी 2016 - 17 मौसम में ऋणी एवं गैर - ऋणी दोनों किसानों हेतु सभी फसलों के लिए 
बीमा अवधि को दिनांक 10.01. 2017 तक विस्तारित किया गया है । अर्थात् प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 
किसानों के फसल बीमा आवेदन तथा बैंकों द्वारा प्रीमियम काटने की तिथि को सभी फसलों के लिए दिनांक 
10.01.2017 रखने की अनुमति दी गई है । 

तद्नुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् रबी 2016 - 17 मौसम में सभी फसलों के लिए ऋणी एवं 
गैर - ऋणी दोनों किसानों हेतु फसल बीमा की अवधि को दिनांक 10.01.2017 तक विस्तारित किया जाता है । साथ ही 
बैंकों द्वारा बीमित किसानों का प्रीमियम एवं घोषणा पत्र संबंधित बीमा कंपनी को जमा करने का समय दिनांक 
25. 01. 2017 तक है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 225 - 571 +20 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


